रजिस्ट्री सं० डो - ( डी एन ) -13 


REGISTERED NO . D - -(DN) - 73 


भारतको राजपत्र 


The Gazette of India 


- 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


2 


- - 


- 


- 


मं० 11 
No. 1] 


नई दिल्ली , शनिवार, जनवरी 5, 1985 ( पौष 15, 1906 ) 
NE,IV DELHI, SATURDAY , JANUARY 5, 1985 (PAUSA 15, 1906) 


e - 


m 


aham 


- 


- 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
( Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग IIL - - बड़े । 
PARI 11 - SECTION 31 
लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाए 
Notifications relating to Minor Administrations ] 


प्रशासन , संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली 

( सहकारिता विभाग ) 
सिलवासा , दिनांक 10 दिसम्बर 1984 
पढ़े : - ( 1 ) परिसमापन का आन्तरिम आदेश स० 

प्रशा० सह०/ 25/( जी )/ 1709, दिनाक 

15 अक्तूबर, 1984 । 
सं० प्रशा० मह / 25/ ज. 1902 ---सिलवासा विभाग 
सेवा सहकारी मण्डला लिमिटेड, सिलवासा के आन्तरिम काय 
की ममाप्ति हेतु दिनाक 15 अक्तूबर, 1984 को आदेश जारी 
किया गया था उसके विरुद्ध किसी को भी कोई आक्षेप या 
अभिवेदन करना हो वो एक मास के अन्दर यानि कि दिनाक 
15 नवम्बर , 1984 तक भेज देने होंगे परन्तु अभी यह 
देखने में आया है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/ सस्था 
द्वारा कोई भा अभिवेदन अभी तक फाईल नहीं किया गया है । 


अन्तिमि आदेश : 

मै , श्री एन० के० आवासिया , सहायक पजीकार सहकारी 
समितियां दादरा एवं नगर हवेली , गुजरात सहकारी समितिया , 
1961 की धारा, 107 की उप -धारा ( 3 ) जो कि संघ 
शासित प्रदेश तक विस्तारित है इस व्यवस्था के अधीन 
अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुए , सिलवासा विभाग सेवा 
सहकारी मण्डली लिमिटेड , सिलवासा जिसे उपयुक्त अधि 
नियम का व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था ऐसे 
हालातो को देखते कार्य की समाप्ति हेतु अन्तिम 
आदेश पारित करते हुए , वलसाड जिला सहकारी बैंक लिमिटेड 
वलसाड पर परिसमायक के रूप में नियुक्त करते है । 


उपर्युक्त हालातो को देखते हुए यह समझा गया है कि 
ममिति को इस आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं कहना हे उपरोक्न 
उपबन्ध के तहत निम्न आदेश को पारित करते है । 
1 198( 1९1 


एन० के० आवासिया , 

सहायक पंजोकार, 

महकार समितिया, 
दादरा एवं नगर हवेली , 

सिलवासा 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 5, 1985 ( PAUSA 15, 1906 ) 


[PART III - - Sec . 3 ] 


referred to in preamble (i) abovo . The following order 
is therefore passed . 


Administration of 
Dadra and Nagar Haveli (U . T . ) 

(Department of Cooperation ) 

Silvassa , the 10th December 1984 
Read : - (1) Order No. ADM / COOP /25 (G )/ 1709 

dated 15 - 10 - 84 an interini order of Liqui 

dation . 
VO . ADM / COOP/25 (G )/ 1902 - An interim order 
10 wind up the affairs of the Silvassa Vibhag 
Seva Sahakari M . Lid . Silvassa was issued on 
15 - 10 - 84 dod the objections if any against the 
order were invited within one month i.e . upto 
15 -11-84 but no representation has been filled by any 
person /body in this regards. 

Under the above Circumstances , and presuming 
that the Society has nothing to say against the order 


Final Order : 

In pursuance of the provision of sub- section (3 ) 
of section 107 of the Gujarat Cooperative Societies 
Act, 1961 as extended to this territory, I, N . K . 
Avashia , Assistant Registrer, Cooperative 
Societies, Dadra and Nagar Haveli, tereby pass final 
order to wind - up the affairs of the Silvassa Vibhag Seva 
Sahakari Mandly Limited , Silvassa registered under the 
provisions of the above Act, and appoint Valsad Jilla. 
Sahakari Bank Ltd ., Valsad as Liquidatcr. 

N . K . AVASHIA 
Assistant Registrar, 

Cooperative Societies 
Dadra and Nagür Haveli, Silvassa 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF WDIA PRIAS , PARIDABAD 

AND PUBLISHFD BY THE CUNTROLLER Or PUBLICATIONS, SOL # 1985 


